निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 चैत्र 1933 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 28 मार्च 2011 


( सं० पटना 94 ) 


विधि विभाग 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 


14 मार्च 2011 


एस0ओ0 23 , दिनांक 28 मार्च 2011 - सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 की धारा - 5 की 
उप -धारा- 1 तथा 2 और धारा- 19 एवं बिहार सूचना का अधिकार नियमावली 2005 की कंडिका 6(1) में 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाधिवक्ता कार्यालय , पटना उच्च न्यायालय, पटना के लिए अगले 
आदेश तक क्रमशः सहायक लोक सूचना पदाधिकारी/ लोक सूचना पदाधिकारी और अपीलीय प्राधिकार निम्नांकित 
रूप में नियुक्त किय जाते है : 


क्र० 


कार्यालय 


सहायक लोक सूचना लोक सूचना पदाधिकारी अपीलीय प्राधिकार का 
पदाधिकारी का नाम का नाम एवं पदनाम नाम एवं पदनाम 
एवं पदनाम 
4 

5 
श्री कामेश्वर प्रसाद, श्री प्रभाकर टेकरीवाल, | श्री देवेन्द्र कुमार सिन्हा , 
प्रशाखा पदाधिकारी राजकीय अधिवक्ता सं0 - 1 | अपर महाधिवक्ता सं0 - 2 


2 

2 
महाधिवकता 
कार्यालय पटना , 
उच्च न्यायालय, 

पटना 


बिहार गजट ( असाधारण ), 28 मार्च 2011 
2. उक्त अधिसूचना की शेष बातें यथावत रहेगी । 

__ 3. विधि विभागीय अधिसूचना सं0- बी0 / स्था0- 22 - 02 / 2007 / 469/ जे0, दिनांक 05 फरवरी 2007 एवं 
2134 / जे0 , दिनांक 15 जून 2009 को इस हद तक संशोधित समझा जाए । 

( सं0सं0 - बी0/ स्था0 - 22- 2/ 2009 - 1372 / जे0 ) 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


राजेन्द्र कुमार मिश्र , 


सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 94- 571 +100- डी0टी0पी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


